PART 1) 


HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 31, 1971 ( BHDR . 9, 1893 SAKA) 


945 


राजस्व विभाग 


कारीजेन्डम 


युद्ध जागोर 


दिनांक 19 अगस्त , 1971 
क्रमांक 31-3 ( II ) -71/ 23820.- हरियाणा सरकार की अधिसूचना, जो कि राजस्व विभाग के क्रमांक 6868. 
र(II )-70/9675, दिनांक 9 अप्रैल , 1971 द्वारा जारी हुई थी , की तीमगे लाइन में गांव रोधोज की बजाए गांव 
रीयोज पढ़ा जाए । 

कमांका 8 -ज(II )-71/23829. पूर्वी पंजाब के या पुरस्कार अधिनियम, 1918 ( जैसा कि उस में प्राज तक 
हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2( )(1 ए . तथा 3 ( 1 ए) के अनुसार पौंो गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीरे उनके सामने दी गई 
फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई गर्मों के अनुपार महोदा., र । 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का 


गांव व पता 


तहसील 


फमल वर्ष जब से जागीर राशि 

दी गई 


६० 


H 


गुड़गावां 


श्रीमती महताबो, बेवा 


झंडा इलायस 
रनियाला खुर्द 


मूह 


100 


( 1) खरीफ़ , 1965 से 

रबी , 1970 तक 


युसफ़ खान 


150 


( 2 ) खरीफ़ , 1970 से 

मागे 


2 


अहरोद की दानी 


ग्विाडी 


100 


श्री राम प्रशाद, पुन 
कुड़े राम 


( 1 ) खरीफ़ . 1965 से 

रबी . 1970 तक 


150 


( 2 ) खरीफ़ . 1970 से 

प्रागे 


3 


कोरा 


100 


श्री इन्दराज सिंह , पुत्र 
कान्हा राम 


( 1) खरीफ़ . 1965 से 

रवी . 1970 तक 


150 


( ३) खरीफ़ . 1970 में 

मागे 


4 


बावल 


100 


श्री मनोहर लाल, पुत्र 
पिराना 


( 1 ) खरीफ 1965 में 

रबी 1970 तक 


150 


( 2) खरीफ 1970 में 

मागे 


कमांक 12 ज (II)-71 23834. - पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1918 ( जैसा कि उसमें अाज तक हरियाणा 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) (I) तथा 3( 1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हए हरियाणा के राज्यपाल , श्री बाबू राम , पुत्र राम स्वरूप, गांव मौंदसी , तहसील व जिला गुड़गांव को खरीफ़ , 1965 से 
रबी , 1970 तक 100 रुपये तया खरीफ , 1970 से मागे 150 रुपये वार्षिक दर वाली युद्ध जागीर, सनद में दी गई 
शों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 


